इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 

क्रमांक 21 ] 


श 

सत्यमेव 

जयते 

मध्यप्रदेश राजपत्र 

प्राधिकार से प्रकाशित 

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 27 मई 2022- ज्येष्ठ 6 , शक 1944 

भाग २ 

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 

मध्यप्रदेश 

कार्यालय , कलेक्टर , जिला शहरी विकास अभिकरण बालाघाट 
बालाघाट , दिनांक 19 मई 2022 

क्र . 078- न.पा.प.मला . - 2022. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 29 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते 
हुये , राज्य शासन , नगरपालिका परिषद , मलांजखण्ड , जिला बालाघाट की सीमाओं के अंदर निम्न अनुसूची -1 में दर्शाये गये वार्डो की 
संख्या निर्धारण एवं वार्ड परिसीमन करने का अभिप्राय प्रकट करता है . 

अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति 
यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के माध्यम से दिनांक 30 मई 2022 तक अपनी लिखित 
आपत्ति या सुझाव कलेक्टर , जिला बालाघाट को प्रस्तुत कर सकता है , जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा . 

" अनुसूची - एक " 

नगरपालिका परिषद् मलांजखण्ड , जिला बालाघाट की सीमाओं से वार्ड क्रमांक 25 एवं 26 
अपवर्जित उपरांत वार्डो की संख्या का निर्धारण निम्नानुसार होगा : 

सरल क्रमांक 

वार्ड क्रमांक 

वार्ड का नाम 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

1 . 

01 

डॉ . जाकिर हुसैन वार्ड 


ध्य प्रदे 


3257 


3258 


सरल क्रमांक 

( 1 ) 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10 . 

11 . 

12 . 

13 . 

14 . 

15 . 

16 . 

17 . 

18 . 

19 . 

20 . 

21 . 

22 . 

23 . 

24 . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2022 

वार्ड क्रमांक 

( 2 ) 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 


वार्ड का नाम 

( 3 ) 

राजीव गांधी वार्ड 

सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 

भगतसिंह वार्ड 

शिवाजी वार्ड 

सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 

जवाहरलाल नेहरू वार्ड 
लोक मान्य तिलक वार्ड 

विनोबा भावे वार्ड 

इंदिरा गांधी वार्ड 

डॉ . राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 

लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 
डॉ . राधा कृष्णन वार्ड 

जय प्रकाश नारायण वार्ड 

स्वामी विवेकानन्द वार्ड 
चन्द्र शेखर आजाद वार्ड 

डॉ . अम्बेडकर वार्ड 

मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 

महात्मा गांधी वार्ड 

रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 

महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 

रानी दुर्गावती वार्ड 

राम मनोहर लोहिया वार्ड 

महाराणा प्रताप वार्ड 


[ भाग 2 


भाग 2 ] 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2022 

3259 

" अनुसूची -2 " 

नगरपालिका परिषद् मलांजखण्ड , जिला बालाघाट की सीमाओं से वार्ड क्रमांक 25 एवं 26 
अपवर्जित उपरांत निकाय के वार्ड परिसीमन की चतुर्सीमा निम्नानुसार होगी : 

सरल 

वार्ड 

वार्ड का नाम 

वार्ड की चतुर्सीमा 

क्रमांक 

क्रमांक 

1 . 

01 

डॉ . जाकिर हुसैन वार्ड 

उत्तर- सुरपी के घर से दुलम के घर होते हुए पूरन सिंह के घर तक 
पूर्व- पूरन सिंह के घर से बुधराम के घर होते हुए हरी लाल के घर तक 

दक्षिण 

हरीलाल के घर से महारू के घर होते हुए रमली के घर तक 
पश्चिम रमली के घर से सुरपी के घर तक 

02 

राजीव गांधी वार्ड 

उत्तर- आनंदराम के घर से इशूलाल के घर होते हुए लामू के घर तक 
लामू के घर से ब्रम्हाजी के घर तक 

पूर्व 

दक्षिण 

ब्रम्हाजी के घर से प्रेम सिंह के घर होते हुए लाल सिंह के घर तक 

पश्चिम 

लाल सिंह के घर से टी . सी . बंसोड के घर होते हुए राम लाल को लेकर 
आनंदराम के घर तक 

03 

सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तर 

वार्ड 

सावन के घर से मथरा रामलाल के घर से होते हुए नेहरूलाल 
नत्थुलाल के घर तक 

पूर्व 

नेहरूलाल नत्थुलाल के घर से होते हुए रामाजी के घर तक 
रामाजी के घर से ठगन दुर्गाजी के घर तक 

दक्षिण 

पश्चिम 

ठगन दुर्गाजी के घर से झुनिया झाडू के घर होते हुए सावन सुद्धू के 

घर तक 

04 भगतसिंह वार्ड 

उत्तर 

मल्लूसिंह के घर से नर्बदाप्रसाद के घर होते हुए विसराम गणेश 
( राईस मिल ) तक 

पूर्व 

बिसराम गणेश के घर से पी . डी . वर्मा के घर होते हुए बालक 

छात्रावास तक 

दक्षिण- बालक छात्रावास से हायर सेकेण्डरी होते हुए तिलक दास के मकान 

तक 

पश्चिम- तिलक दास के घर से मल्लूसिंह के घर तक 

05 शिवाजी वार्ड 

उत्तर 

अमर सिंह डोया के घर से स्टेट बैंक होते हुए पौनी प्राथमिक पाठशाला 

तक 

पूर्व 

पौनी प्राथमिक पाठशाला से साहब सिंह राम सिंह के घर होते हुए 
शांति के घर तक 

दक्षिण 

शांती के घर से मनीराम भैयालाल के घर होते हुए जय सिंह के घर तक 
पश्चिम जय सिंह के घर से अमर सिंह के घर तक 

06 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 

उत्तर 

पशु चिकित्सालय से लेकर मस्जिद होते हुए सलीम एवं शेख नसीर के 

घर तक 

पूर्व 

शेख नसीर के घर से अस्फाक ( मुर्गी वाला ) के घर होते हुए बिसवासा के 

घर तक 

दक्षिण 

बिसवासा के घर से राघोराणा के घर तक 

पश्चिम 

राघोराणा के घर से दुलीचंद उर्फ रिंटू के मकान होते हुए पशु 
चिकित्सालय तक 

07 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 

शंकरलाल साहू के घर से अर्जुन मरार के घर तक 

अर्जुन मरार के घर से प्रारम्भ होकर अमरसिंह हिम्मत राय के घर तक 

चुन्नीलाल के घर से शंकरलाल साहू के घर तक 

08 लोक मान्य तिलक वार्ड 

श्री शंकर नायर के घर से प्रारम्भ होकर न्यू बैरक का आखिरी क्वार्टर 

तक 

न्यू बैरक का आखिरी क्वार्टर से हन्नू बैरक एवं ओल्ड बैरक को लेकर 
मोतीलाल क्वार्टर तक 

मोती लाल के क्वार्टर से प्रारम्भ होकर बुद्धन मोहपत के घर पर होते 
हुए लक्ष्मण भददू के घर से होकर भैयालाल के घर तक 


2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 


उत्तर 

पूर्व 

दक्षिण अमरसिंह के घर से चुन्नीलाल के घर तक 

पश्चिम 

उत्तर 

पूर्व 

दक्षिण 


3260 


9 . 

10 . 

11 . 

12 . 

13 . 

14 . 

15 . 

16 . 

17 . 

18 . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2022 


[ भाग 2 


पश्चिम- भैया लाल के घर से वर्धमान होटल होते हुए शिव शंकर नायर के घर 

तक 

09 विनोबा भावे वार्ड 

उत्तर 

दुरपता मूलचंद के घर से वी . आई . पी . गेस्ट हाउस तक 

पूर्व 

दक्षिण - 

वी . आई . पी . गेस्ट हाउस भवन से सी टाइप क्वार्टर नंबर 32 तक 
सी टाइप - 32 से क्वार्टर नंबर 5 होते हुए नूरजहां यूनूलक के घर तक 
नूरजहां के घर से पौनी नाला होते हुए दशरू के घर को लेते हुए दुरपता 

पश्चिम 

के घर तक 

10 

इंदिरा गांधी वार्ड 

उत्तर 

नवरतन बोथरा के घर से साहबसिंह के घर तक 

पूर्व 

साहबसिंह के घर से पंचमसिंह मडावी के मकान को लेकर संजय उद्यान 

तक 

दक्षिण 

पश्चिम 

संजय उद्यान से गणेश बैगा के मकान होते हुए बीरसिंह के मकान तक 
बीरसिंह के मकान ( बांधाटोला ) से सुबेलाल ठुन्नू ( बैगाटोला ) के घर को 
लेकर नवरतन बोथरा के घर तक 

11 

डॉ . राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 

उत्तर 

अर्जुन के घर से उलटा तालाब होते हुए इंदल के घर तक 

पूर्व 

दक्षिण 

इंदल के घर से माना के घर होते हुए बहारदर के घर तक 
बहारदर के घर से बिरजू के घर होते हुए जामुन तालाब के ऊपर से 
बुधसिंह के घर तक 

पश्चिम 

12 

लाल बहादुर शास्त्री वार्ड उत्तर 

पूर्व 

बुधसिंह के घर से भैयालाल के मकान को लेकर अर्जुन के घर तक 
बिपतलाल गन्या के घर से चैनलाल के घर होते हुए टोपराम के घर तक 
टोपराम के घर से तुलसी राम के घर होते हुए मोतीराम के घर तक 
मोतीराम के घर से सालिकराम के घर होते हुए रुखमा के घर तक 
रुखमा के घर से बिपत के घर तक 

दक्षिण 

पश्चिम 

13 

डॉ . राधा कृष्णन वार्ड 

उत्तर 

झुम्मक महारा के घर से धनीराम के मकान को लेते हुए जीवन के घर 

तक 

पूर्व- जीवन के घर से अन्तराम के घर को लेते हुए जैसिंह के घर तक 
दक्षिण- जैसिंह के घर से बिसाल के घर को लेते हुए मन्ना के घर तक 
पश्चिम 

14 जयप्रकाश नारायण वार्ड 

उत्तर 

मन्ना के घर से नवलसिंह के मकान को लेकर झुम्मक के मकान तक 
मेहतर के घर से अतरलाल के घर को लेते हुए फिरतू के घर तक 
अतरलाल के घर से मंशाराम के घर को लेते हुए बैसाखू के घर तक 
दक्षिण- बैसाखू के घर से छैयालाल के घर होते हुए डोंगरसिंह के घर तक 
पश्चिम- डोंगरसिंह के घर से मेहतरलाल के घर तक 

पूर्व 

15 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 

उत्तर 

हगरू के घर से बंजर नदी के समीप स्थित मकान को लेते हुए यशवंत के 

मकान तक 

पूर्व 

यशवंत के मकान से पटेल राईस मिल से होते हुए शॉपिंग काम्प्लेक्स 
मलांजखण्ड तक 

दक्षिण 

मलांजखण्ड शॉपिंग काम्प्लेक्स से चिकित्सालय मलांजखण्ड के समीप 
स्थित तालाब को लेते हुए भरतलाल के घर तक 

पश्चिम 

भरतलाल वल्द नन्दलाल के घर से हगरू के घर को लेते हुए बंजर नदी 
के समीप स्थित घर तक 

16 चन्द्र शेखर आजाद वार्ड 

उत्तर 

एच . एल . हांडा के मकान से मस्जिद तक 

पूर्व 

मस्जिद से होकर ए . टाइप के आखरी क्वार्टर तक 

दक्षिण- ए -2 के आखरी क्वार्टर से प्रारम्भ होकर मस्जिद रोड तक 

पश्चिम 

मस्जिद रोड से प्रारम्भ होकर सामुदायिक केंद्र से होते हुए 
एच.एल. हांडा के घर तक 

17 डॉ . अम्बेडकर वार्ड 

जी.ई.टी. होस्टल से प्रारम्भ होकर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन ऑफिस तक 
इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन से प्रारम्भ होकर स्टेट ऑफिस तक 

18 मौलाना अब्दुल कलाम 
आजाद वार्ड 

& plan de 


उत्तर 

पूर्व 
दक्षिण- स्टेट ऑफिस से प्रारम्भ होकर हिंदी प्रायमरी स्कूल तक 
पश्चिम- हिंदी प्रायमरी स्कूल से प्रारम्भ होकर जी.ई.टी. होस्टल तक 

उत्तर- केंद्रीय विद्यालय से प्रारम्भ होकर बी -4 का क्वार्टर नंबर 97 तक 


भाग 2 ] 


19 . 

20 . 

21 . 

22 . 

23 . 

24 . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2022 

पूर्व 

बी -4 का क्वार्टर नंबर 97 से प्रारम्भ होकर बस स्टैंड होते हुए बैंक 
कॉलोनी का दक्षिण का आखरी क्वार्टर तक 

दक्षिण 

बैंक कॉलोनी पूर्व दक्षिण का आखरी क्वार्टर से लेते हुए पुलिस स्टेशन 

भवन तक 

पश्चिम 

पुलिस स्टेशन के भवन से प्रारम्भ होकर केंद्रीय विद्यालय तक 

उत्तर 

सेमुअल प्रकाश के घर से हसीना जफ़र के घर तक 

पूर्व 

हसीना जफ़र के घर से बिरनसिंह के घर तक 

दक्षिण 

बिरनसिंह के घर से रामबगस के घर तक 

पश्चिम 

रामबगस के घर से मिरीयम मैडम के घर को लेते हुए वीरेन्द्र प्रताप के 
घर होते हुए सेमुअल प्रकाश के घर तक 

उत्तर 

ए -3 के क्वार्टर नंबर 144 से प्रारम्भ होकर बैगाटोला को लेते हुए बंजर 
नदी के समीप स्थित शिव मंदिर तक 

पूर्व 

बंजर नदी के समीप स्थित शिव मंदिर से प्रारम्भ होकर भिंझोरी के 
टिकराटोला के शंकरसिंह के घर को लेते हुए 

एवं खुरसी पार के झाड़ूसिंह के घर को लेते हुए खुरसी पार के मंती 
दशरथ के घर तक 

दक्षिण 

मंती दशरथ के घर से प्रारम्भ होकर चर्च भवन को लेते हुए बोध विहार 

के भवन तक 

पश्चिम 

बोध विहार से प्रारम्भ होकर ए -3 के क्वार्टर नंबर 144 तक 

उत्तर 

जोहर अली के घर से सोनवे के घर को लेते हुए तेजराम के घर तक 

पूर्व 

तेजराम के घर से एन.एल. नगपुरे के घर तक 

दक्षिण 

एन . एल . नगपुरे के घर से लोकराम टेंभरे के घर होते हुए यूनियन बैंक के 

भवन तक 

पश्चिम 

यूनियन बैंक के भवन से जोहर अली के घर तक 

उत्तर 

बैजनाथ के घर से रामलाल के घर होते हुए पारवता के घर तक 
पारवता के घर से रमेश के घर होते हुए महेशलाल के घर तक 

पूर्व 

दक्षिण 

पश्चिम 

महेशलाल के घर से हजारी दुम्बे के घर होते हुए छतरलाल के घर तक 
छतरलाल के घर से हेमेन्द्र कुमार के घर होते हुए बैजनाथ के घर तक 
पारवती अकलसिंह के घर से कांतिलाल बिसेन के घर से होते हुए लीला 
प्रसाद के घर तक 

राम मनोहर लोहिया वार्ड उत्तर 

पूर्व 

लीला प्रसाद के घर से ईश्वर के घर तक 

दक्षिण- ईश्वर के घर से इतवारी के घर को लेते हुए जैवंती के घर तक 
पश्चिम- जैवंती के घर से मंगली के घर होते हुए पारवती के घर तक 

उत्तर 

फागू सिंह के घर से तितरा के घर होते हुए उदेलाल के घर तक 
उदेलाल के घर से नन्दलाल के घर होते हुए भूरेलाल के घर तक 

पूर्व 

दक्षिण- भूरेलाल के घर से प्रेम लाल के घर होते हुए सालिकराम के घर तक 
पश्चिम- सालिकराम के घर से फागूसिंह के घर तक 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर 


19 महात्मा गांधी वार्ड 

20 रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड 

21 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 

22 रानी दुर्गावती वार्ड 

23 

24 महाराणा प्रताप वार्ड 


3261 


3262 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2022 

[ भाग 2 

No./ 078 / N.P.P.Malajkhand / 2022 

Balaghat , Date : - 19/05/2022 

In exercise of the powers conferred by Section 29 ( 1 ) of the Madhya Pradesh Municipality 
Act of 1961 , the State Government shall be placed within the limits of Nagar Palika Parishad 
Malajkhand , District Balaghat as shown in the following Schedule 1 , represents the purpose of 
determining the number of wards shown and delimiting the wards . 

The local officer having jurisdiction over the areas shown in the schedule or any person 
residing in it , if he has any objection in respect of anything very special therein , then through this 
information can submit his written objection or suggestion in the office of district collector Balaghat 
by 30th May 2022 , which will be considered by the state government . 

SCHEDULE - 1 

After exclusion of ward number 25 and 26 from the limits of Nagar Palika Parishad 
Malajkhand , District Balaghat the determination of the number of wards will be as follows . 

S.No. 

Ward No. 
2 

Name Of Ward 
3 

1 

1 . 

01 

Dr. Jakir Husain Ward 

2 . 

02 

Rajiv Gandhi Ward 

3 . 

03 

Sardar Vallabh Bhai Patel Ward 

4 . 

04 

Bhagat Singh Ward 

5 . 

05 

Shivaji Ward 

6 . 

06 

Subhash Chandra Bose Ward 

7 . 

07 

Jawaharlal Nehru Ward 

8 . 

08 

Lokmanya Tilak Ward 

9 . 

09 

Vinoba Bhawe Ward 

10 . 

10 

Indira Gandhi Ward 

11 . 

11 

Dr. Rajendra Prasad Ward 

12 . 

12 

Lal Bahadur Shastri Ward 

13 . 

13 

Dr. Radhakrishanan Ward 

14 . 

14 

Jay Prakash Narayan Ward 

15 . 

15 

Swami Vivekanand Ward 

16 . 

16 

Chandra Shekhar Ward 

17 . 

17 

Dr. Ambedkar Ward 

18 . 

18 

Maulana Abul Kalam Azad Ward 

19 . 

19 

Mahatma Gandhi Ward 

20 . 

20 

Ravindra Nath Tagore Ward 

21 . 

21 

Maharani Laxmi Bai Ward 

22 . 

22 

Rani Durgawati Ward 

23 . 

23 

Ram Manohar Lohiya Ward 

24 . 

24 

Maharana Pratap Ward 


भाग 2 ] 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2022 

3263 

SCHEDULE - II 

The revised boundary of the Nagar Palika Malajkhand after the excluding of the area 
prescribed in SCHEDULE - 1 above are as follows : 

S.No. Ward No. 

Name of Ward 

Details of Limits of wards 
4 

1 

2 

3 

1 . 

01 

Dr. Jakir Husain Ward 

North From the house of Surpi to Puran 

Singh via Dulam house . 

East 

From the house of Puran to harilal via 
Budhram house . 

South From the house of Surpi to Puran 

Singh via Dulam house . 

West 

From the house of Ramli to Surpi . 

2 . 

02 Rajiv Gandhi Ward 

North 

From the house of Anandram to Lamu 

via Ishulal . 

East 

From the house of Lamu to Brahmaji 

house . 

South From the house of Brahmaji to 

Lalsingh via Premsingh . 

West 

From the house of Lalsingh to 

Anandram Via T.c. Bansod And 
Ramlal . 

3 . 

03 

North From the house of Sawan to neharulal 

Natthulal via Mathra from lal . 

East 

From the house of Nehrulal natthulal 

to Ramaji . 

South- From the house of Ramaji to Chhagan 

Durgaji . 

West 

From the house of Chhagan durgaji to 
Sawan Via Jhuniya jhadu . 

04 Bhagat Singh Ward 

North- From the house of Mallu Singh to 

Ganesh Rice Mill ( Bishram ) via 
Narmda Prasad . 

East 

From Ganesh Rice Mill to Boys Hostel 
via P.d. Verma house . 

South- From Boy's hostel to House of tilak 

das Via Government Higher secondary 
School . 

West 

From the house of Tilak das to mallu 

singh . 

05 Shivaji Ward 

North From the house of Amarsingh doya to 


4 . 


5 . 


Sardar Vallabh Bhai Patel 
Ward 


3264 


6 . 


7 . 

8 . 

9 . 


[ भाग 2 


06 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2022 

pouni primary School via state bank 
mohgaon . 

East 

Pouni primary school to house of 
shanti via ramsingh . 

South- From the house of shanti to jai singh 
via maniram bhiyalal . 

West- From the house of Jaisingh to 
Amarsingh . 

Subhash Chandra Bose Ward North- Vatenary Hospital mohgoan to house 

of salim and sekh nasir via mask . 

East 

From the house of Sekh nasir to 
Biswasa via Ashfaq . 

South- From the house of Biswasa to Raghav 

rana . 

West 

From the house of Raghav Rana to 

vatenary Hospital mohgaon 

via 

dulichand ( Ringtu ) 

07 

Javahar Lal Neharu Ward 

North- From the house of Shankar lal sahu to 

Arjun Marar . 

East 

From the house of Arjun marar to amar 
singh Himmat Rai . 

South- From the house of Amar singh Himmat 

rai to Chunnilal . 

West 

From the house of Chunnilal to 
Shankar lal Sahu . 

08 Lokmanya Tilak Ward 

North From the house of Shiv Shankar nayak 
to Last Quarter of New bairak . 

East 

From Last Quarter of New bairak to 
house of Motilal Via Hannu Bairak 
and Old Bairak . 

South From the house of Motilal to Bhaiyalal 
Via Budhhan Mohpat and laxman 
bhaddu . 

West- From the house of Bhaiyalal to Shiv 
Shankar Nayak Via Vardhman Hotel . 
North From the house of Durpata Mulchand 
to VIP Gaust House malajkhand . 

09 

Vinoba Bhave Ward 

East 

From VIP Gaust House to C type 
Quarter No. 32 . 

South From Quarter No. 32 , C type to house 
of Nurjaha Yunul Haq . Via Quarter 


भाग 2 ] 


10 . 


11 . 


12 . 

13 . 


14 . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2022 


10 

Indira Gandhi Ward 

11 Dr. Rajendra Prasad Ward 

12 

Lalbahadur Shastri Ward 

13 

Dr. Radhar Krishanan Ward 

14 Jai prakasha Narayan Ward 


No. 5 , C type . 

West- From the house of Nurjaha Yunul Haq . 

To Durpata Via Pouni nallah and 
House of Dashru . 

North From the house of Navaratan Bothra to 

Sahab singh . 

East 

From the House of Sahab singh to 

Sanjay Udyan Via Pancham singh 
Meravi . 

South From the Sanjay Udyan to House of 
Beersingh Via Ganesh Baiga . 

West- From the house of Beersingh 
( bandhtola ) To Navratan Bothra Via 
Subelal Thunnu ( Baigatola ) . 

North From the house of Arjun to Indal Via 
Ulta Talab . 

East 

From the house of Indal to Bahadur 

Via Mana . 

South- From the 

house of Bahadur to 

the 
Budhsingh Via House of Birju and 

Jamun Talab . 

West- From the house of Budhhsingh to arjun 
Via Bhaiyalal . 

North From the house of Bipatlal Ganya to 

Topram Via Chainlal . 

East 

From the house of Topram to Motiram 
Via Tulsiram . 

South From the house of Motiram to Rukhma 

Via Salikram . 

West 

From the house of Rukhma to Bipat . 

North 

From the house of Jhummak Mahara to 

Jivan Via Dhaniram . 

East 

From the house of Jivan to Jaisingh 
Via Antram . 

South From the house of Jaisingh to manna 
Via Bisal . 

West- From the house of Manna to Jhummak 
Via Navalsingh . 

North From the house of Mehtar to Firtu Via 

Atarlal . 

East 

From the house of Atarlal to 


3265 


3266 


15 . 


16 . 


17 . 

18 . 


15 

16 

17 

18 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2022 


Swami Vivekanand Ward 

Chandra Shekhar Ward 

Dr. Ambedkar Ward 

Moulana Abdul kalam Azad 
Ward 


[ भाग 2 


Baishakhu Via Mansaram . 

South- From the house of Baisakhu 

Dongarsingh Via Chhaiyyalal . 

West- From the house of Dongarsingh to 
Mehatlal . 

North From the house of Hagru to Yashwant 
Via Near Banjar River Established 
House . 

East 

From the house of Jaswant to Shoping 
centre Malajkhand Via Patel Rice mill . 
South From Shopping Centre Malajkhand to 
the house of Bharatlal Via Near Tank 
beside hospital Building . 

West- From the house of Bharatlal Sun of 
Nandlal to Near Banjar River 
Esteblished house . 

North From the house of H.L. Handa to Mask 

Building . 

East 

From the Mask Building to last quarter 
of A type Quarters . 

South From the last quarter of A2 type 
quarter's to the Mask Building road . 

West 

From the Mask Building road to the 
house H.L. Handa Via Community 
Center . 

North From the GET Hostel Building to 

office of the Electrical sub station . 

East 

From the office of Electrical sub 
station to State office . 

South From the State office to hindi Primary 

School . 

West 

From Hindi Primary School to GET 
Hostel . 

North 

From the Central School Building to 
Quarter no . 97 of B4 type quarter's . 

East 

From the Quarter no . 97 of B4 type 
quarter to the last quarter of south and 
of Bank colony . 

South- From the last quarter of South and of 
bank colony to the police station 
building . 


भाग 2 ] 


19 . 

20 . 


21 . 


22 . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2022 

West 

From the police station building to 
Central School Building . 

19 

Mahatma Gnadhi Ward 

North From the House of Samual Prakash to 

Hasina Jafar . 

East 

From the house of Hasina Jafar to 

Biran singh . 

South- From the hosue of Biran singh to 

Rambagas . 

West 

From the house of Rambagas to 
Samual prakash Via Mariyam Madam 
and Virendra Pratap . 

20 Ravindra Nath Taigor Ward North From the quarter no . 144 of A3 type 

East 

quarter's to near Banjar river 
established Shiv Temple Via Baigatola 
From Near Banjar River established 
Shiv Temple to house of manti 
dashrath of khursipar Village Via 
house of Shankar singh of Bhimjori 
Village- ( Tikratola ) and Jhadusingh of 
Khursipar village . 

South From the house of Manti Dashrath to 
Budha Bihar Via Church Building . 

West- From the Budh Bihar to Quarter no . 
144 of A3 Type Quarter . 

21 

Maharani Laxmi Bai Ward 

North From the House of Johar Ali to Tejram 
Via Sonve . 

East 

From the house of Tejram to N.L. 
nagpure . 

South From the house of N.L.Nagpure to 

Union Bank Birsa Via Lokram 

Tembhre House . 

West 

From the Union Bank to House of 
Johar ali . 

22 Rani Durgawati Ward 

North From the House of Baijnath to Parvata 

Via Ramlal . 

East 

From the house of Parvata to Mahesh 
lal Via Ramesh . 

South From the house of Mahesh lal to 
Chhatarlal Via Hajari dumbe . 

West- From the house of Chhatarlal to 
Baijnath Via Hernendra kumar . 


3267 


3268 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मई 2022 

North 

From the House of Parvati Akalsingh 
to Leelaprasad Via Kantilal Bisen . 

East 

From the house of Leela Prasad to 
Ishwar . 

South From the house of Ishwar to Jaiwanti 
Via Itwari . 

West- From the House of Jaiwanti to Parvati 
Via Mangli . 

North- From the House of Fagusing to Udelal 

Via Titra . 

East 

From the house of Udelal to Bhurelal 

Via Nandlal . 

South 

- 

From the house of Bhurelal to 
Salikram Via Premlal . 

West- From the House of Salikra to 

Fagusingh . 

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

GIRISH KUMAR MISHRA , Collector . 

कार्यालय , कलेक्टर , जिला उमरिया , 

मध्यप्रदेश 

उमरिया , दिनांक 23 मई 2022 
संशोधित प्ररूप - दो ( ब ) 
अंतिम प्रकाशन 

क्र . Q- पंचा . - नि . - 2022 - मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत 
निर्वाचन , 1995 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर , जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी 
के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ - तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ - चार में उल्लेखित 
अनुसार होगी , विभाजित करते हैं सर्वसम्बन्धितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं : 

अनुक्रमांक 

ग्राम पंचायत वार्डों के क्रमांक 

सीमा गाँव के मकान नं से मकान नं तक 

का नाम 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

1 

रौगढ 

1 

म.नं. 01 हरप्रसाद से म.नं. 13 लालू तक 

2 

म.नं. 14 बालकरण से म.नं. 29 मधुवन तक 

3 

म.नं. 30 बाबूलाल से म.नं. 48 गुड़िया तक 

4 

म.नं. 49 सुखवरिया से म.नं. 67 क करण तक 
म.नं. 70 से म.नं. 81 सोनिया तक 

5 

6 

म.नं. 82 सुखराम से म.नं. 91 सुखिया तक 

7 

म.नं. 92 बसोहरा से म.नं. 104 / 2 सुरेन्द्र तक 

8 

म.नं. 106 भगवनिया से म.नं. 128 गया बाई तक 

9 

म.नं. 33 रमई से म.नं. 134 / 1 सविता बैगा तक 

10 

म.नं. 135 जोहन से म.नं. 147 जुर्रा तक 

संजीव श्रीवास्तव , कलेक्टर 

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 . 


23 . 


24 . 


23 


24 


[ भाग 2 


Ram Manohar Lohiya Ward 

Maharan Pratap Ward 


